: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

16 पौष, 1936 ( श०) 
संख्या 3 राँची, मंगलवार 

6 जनवरी, 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
30 दिसम्बर, 2 0 14 


संख्या- 3/ पद - 01(घ)- 02 / 2014 का .. 12086 -- वन संरक्षक, राँची सर्किल के पद पर पदस्थापित श्री 
ए0टी0 मिश्रा, भा0व0से0 ( झाः94 ) की सेवा वन एवं पर्यावरण विभाग , झारखण्ड, राँची से लेते हुए अगले 
आदेश तक उन्हें निदेशक सेरिकल्चर, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री मिश्रा अपने 
कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , झारक्राफ्ट, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 3 - 50 । 


